ON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 359 राँची , गुरुवार , 


31 आषाढ़ , 1943 ( श ० ) 
22 जुलाई , 2021 ( ई ० ) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
23 फरवरी , 2021 


संख्या -4 / स भू ० छूटी ( बिरसा महा ० ) -59 / 2020-707 / रा ० , 


> 


सेवा में , 


महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) 
झारखण्ड , पो ० - डोरण्डा , राँची । 


विषयः 


- 


- 


मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक -03.02.2021 मे मद संख्या -17 में लिए गए निर्णय के 
आलोक में छूटी जिलान्तर्गत अंचल - झूटी , मौजा - कदमा , थाना सं०-84 , खाता सं०-56 के 
विभिन्न प्लॉटों में अन्तर्निहित कुल रकबा -13.00 एकड़ कैसरे हिन्द भूमि ( जो वर्तमान में 
बिरसा महाविद्यालय , झूटी के दखल - कब्जा एवं उपयोग में है ) को बिरसा महाविद्यालय , 
छूटी के निमित्त राँची विश्वविद्यालय , राँची को निःशुल्क भू - हस्तांतरण करने के 
संबंध में | 
स्वीकृत । 


आदेशः 


2 


i ) 


ii ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 22 जुलाई , 2021 
उपायुक्त , खूटी प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में 
अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर 
आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे । 
प्रश्नगत मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं एकरारनामा 
के निबंधन के समय अधियाची विभाग से धार्य निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क की राशि 
प्राप्त कर ली जायेगी । 
अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या -4306 / रा ० , दिनांक -24.10.2014 
तथा खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय - समय पर सरकार 
द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ii ) 


अवध नारायण प्रसाद , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


संख्या -4 / स भू ० छूटी ( बिरसा महा ० ) -59 / 2020-707रा ० , राँची , दिनांक -23.02.2021 

, 


अनुलग्नक 
हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी 

अंचल मौजाथाना / खाता सं ० | प्लॉट सं ० खतियानी 


क्र ० 


सं ० 


एवं खाता 


रकबा 


हस्तांतरण | भूमि का किस्म 

हेतु 
प्रस्तावित 


का नाम 


( एकड़ में ) 


रकबा 


( एकड़ में ) 


1 . 


छूटी 


कदमा / 84 


56 कैसरे 


74 


5.54 


2.60 


परती कदीम 


हिन्द 


75 


0.77 


0.17 


रास्ता 


78 


26.50 


7.83 


परती कदीम 


79 


0.21 


0.21 


मकान -1 हाता -1 


80 


0.04 


0.04 


मकान -1 


81 


0.03 


0.03 


मकान -1 हाता -1 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 22 जुलाई , 2021 


3 


82 


0.28 


0.28 


मकान -1 हाता -1 


624 


32.50 


0.61 


परती कदीम 


625 


0.55 


0.13 


रास्ता 


629 


6.77 


1.10 


परती कदीम 


13.00 


कुल 


ह ० / 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 359 - 50 


